HIR 


CATI 


सत्यमेव जयते 


CHIUT 


INOD 


TOFT 


ARYAN 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 


Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No. 178 - 2018 / Ext. ] CHANDIGARH , THURSDAY , OCTOBER 18, 2018 ( ASVINA 26 , 1940 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 


आबकारी तथा कराधान विभाग 

अधिसूचना 


दिनांक 18 अक्तूबर , 2018 


संख्या 94 / आ० - 1 / पं०अ०1 / 1914 / धा० 18, 34 तथा 59 / 2018. - पंजाब आबकारी अधिनियम , 1914(1914 का 
पंजाब अधिनियम 1 ) , की धारा 18, 34 तथा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा हरियाणा सरकार , आबकारी 
तथा कराधान विभाग , अधिसूचना संख्या 67 / आ० - 1 / पं०अ०1 / 1914 / धा० 9 / 2017, दिनांक 4 अगस्त , 2017 के 
प्रतिनिर्देश से , मैं , आशिमा बराड़, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा , पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम , 
1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हूँ , अर्थात्: 
1 . ये नियम पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र ( हरियाणा संशोधन ) नियम , 2018, कहे जा सकते हैं । 
2. पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम , 1932 में , नियम 2 में , खण्ड ( क ) में , विद्यमान द्वितीय परन्तुक में , क्रम 
संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, 


अर्थात्: 


___ 4. 


ऑटोमोबाईल ईंधन में प्रयोग के लिए एथॉनल 


शून्य " । 


आशिमा बराड़ , 
आबकारी तथा कराधान आयुक्त , 

हरियाणा । 


( 3395 ) 


3396 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), OCT . 18 , 2018 (ASVN . 26 , 1940 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 


EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


Notification 


The 18th October , 2018 


No. 94 / X - 1/ P . A . 1/1914 /Ss. 18, 34 and 59 /2018 . — In exercise of the powers conferred by Sections 18 , 34 
and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914 ), and with reference to the Haryana Government, 
Exice and Taxation Department, notification No. 67/ X - 1 /P . A . 1 / 1914 / S . 9 / 2017 , dated the 4th August, 2017 , 
I , Ashima Brar, Excise Commissioner, Haryana , hereby make the following rules further to amend the Punjab 
Liquor Permit and Pass Rules, 1932 , in their application to the State of Haryana, namely: 
1 . These rules may be called the Punjab Liquor Permit and Pass (Haryana Amendment) Rules, 2018 . 
2 . In the Punjab Liquor Permit and Pass Rules , 1932, in rule 2, in clause (a ), in the existing second proviso , 
for serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be 
substituted , namely: 
“ 4. Ethanol for use in automobile Fuel 

Nil” . 


ASHIMA BRAR , 
Excise and Taxation Commissioner , 

Haryana . 


8407 — C . S . - H .G .P., Pkl. 


